. 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2012- 2015." 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्रः 


- ( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 402 ] 


रायपुर , बुधवार , दिनांक 4 सितम्बर 2013 - भाद्र 13, शक 1935 


- 


. 


तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 

मंत्रालय , केपिटल काम्पलेक्स , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2013 


अधिसूचना 


. क्रमांक एफ 10 - 1/ 2012 / 42 / तक.शिक्षा . -- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ( एम एम यू एस आर बी ए वाय ) , जो कि दिनांक 
30 अक्टूबर , 2012 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी , के खण्ड 6. 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा, उक्त योजना के प्रयोजन 
के लिए तथा निम्न संस्थानों में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी शिक्षार्थियों को शिक्षा ऋण पर ब्याज दर में छूट का लाभ देने के लिए, निम्नलिखित 
केन्द्रीय अनुदान प्राप्त संस्थानों , जो राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं , को अधिसूचित करती है, अर्थात् : 


1 ./ 


भारतीय प्रबंध संस्थान (IIMS ) 


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( IITS ) 


राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( NITs ) 


भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT ) 


केन्द्रीय विश्वविद्यालय 


भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI ) 


भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं शोध संस्थान (IISER ) 


803 


804 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2013 


... राष्ट्रीय भेषज शिक्षण एवं शोध संस्थान ( NIPERS ) 


भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थान (IISc)बैंगलोर 


भारतीय खान विद्यालय (ISM) धनबाद 


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) 


जवाहर लालस्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान 


राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान 


14 . 


राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान 


15. 


स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान 


16. 


श्री चित्रा थिरूमल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान 


17. 


राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान , अहमदाबाद 


18 . 


योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (SAPs ) 


19. 


राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ( NITTTRs ) 


20 . 


राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान ( NIIE), मुम्बई 


21 . 


राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIFFT), रांची 


22 . 


केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कोकराझार 


23 . 


संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( SCIET ), लोंगोवाल , पंजाब 


24. 


पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( NERIST), इटानगर 


25 . 


होटल प्रबंधन , कैटरिंग प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त आहार संस्थान 


26 . 


राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ( NEERI ) 


27. 


भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ( IIFMs ) 


28 . 


राष्ट्रीय परिधान प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIFTS ) 


भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 


30 . 


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्( AICTE) से अनुमोदित तकनीकी संस्थान 


31. 


अन्य संस्थायें जो व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं और जिसे केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा हो . 


108 


SOTITATE TG4 , Gaiah 4 FACIER 2013 


804 (1 ) 


New Raipur,the 4th September 2013 


NOTIFICATION 


No. F 10 - 1/2012 /42 / TE . -- In exercise of the powers conferred by clause 6 .5 of Mukhya Mantri Uchcha Siksha 
Rin Byaz Anudan Yojna (MMUSRBAY ), published in Official Gazette , dated 30th October , 2012 , the State Government, 
hereby , notifies the following centrally funded institutions as Reputed Educational Institutions of National Level out 
side the State for the purposes of the said scheme and in order to give benefit of relaxation in the rate of interest on 
educational loan to the domicile students of the State of Chhattisgarh studing in the following institutions, namely : 


1. 


Indian Institutes of Management (IIMs) 


2. 


Indian Institutes of Technology (IITs ) 


National Institutes of Technology (NITS ) 


Indian Institute of Information Technology ( IIIT) 


Central Universities 


Indian Statistical Institute ( ISI) 


7. 


Indian Institute of Science Education and Research ( IISER ) 


National Institution of Pharmaceutical Education and Research (NIPERS ) 


Indian Institute of Science ( IISc) Bangalore : 


10. 


Indian School of Mines ( ISM ) Dhanbad 


All India Institute of Medical Science (AIIMSs) 


Jawaharlal Institute of PostgraduateMedical Education and Research 


13 . 


National Institute of Mental Health and Neurosciences 


14 . 


. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology 


Post Graduate Institute of Medical Education and Research 


Sree Chitra Thirunal Institute ofMedical Sciences and Technology 


National Institute of Design , Ahmadabad 


School of Planning and Architecture (SAPs) 


Natioal Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs) 


Natioal Institute of Industrial Engg .(NITIE ),Mumbai 


NatioalInstitute of Foundry & Forge Technology (NIFFT ), Ranchi 


Central Institute of Technology, Kokrajhar 


Sant Longowal Institute of Engneering & Technology ( SLIET), Longowal, Punjab 


24 


_ North Eastern Regional Institute of Science & Technology (NERIST) , Itanagar 

f 06 - FTEITER TISA TV biitsinats ,11 DE FREN BAT 


804 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनाक 4 सितम्बर 2013 


25 . 


Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition 


Natioal Environmental Engineering Research Institute (NEERI) 


Indian Institutes of Forest Management (IIFMs ) 


Natioal Institutes of Fashion Technology (NIFTs ) 


Indian Institute of Tourism & Travel Management( IITTMs) 


All AICTE approved Technical Institutes 


Other Institutes running professional/technical coureses & funded by Central Government. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमृता बेक , उप - सचिव . . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रानमांदगांव से मुद्रित 


शिक्ष - 20* 5 . 


